SHANT 


SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 आषाढ़, 1940 ( श० ) 


संख्या- 616 राँची, सोमवार 


25 जून , 2018 ( ई० ) 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
18 जून , 2018 ई. । 


संख्या-8/ विविध (01)-79/ 2017-3218-- चूंकि झारखण्ड राज्यपाल निम्न अनुसूची में वर्णित 
स्थानों में ध्वंसात्मक कार्यों को निवारित करने या दबाने और लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के लिए 
यह आवश्यक एवं समीचीन समझते हैं कि अप्राधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकने के निमित्त विशेष 
पूर्वावधानी बरती जाय , 

इसलिए, अब बिहार राज्य संरक्षित स्थान अधिनियम 1979 की धारा -3 (1 ) ( सह 
पठित झारखण्ड ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कारपोरेषन लिमिटेड , बालीडीह , बोकारो औद्योगिक क्षेत्र, जिला-बोकारो स्थित पेट्रोलियम 
डिपो परिसर के कुल 67.07 एकड़ क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित 
करती है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अविनाश चन्द्र ठाकुर , 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 25 जून , 2018 
अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित 
किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड-03 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका 
प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा | 

ह ./ 
सरकार के अवर सचिव । 


HOME , PRISON & DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT 


Notification 
18 June, 2018 


Memo No . - 08 / Vividh (01) -79 / 2017 - 3218 -- Whereas the Governor of Jharkhand considers 
it necessary and expedient that for the maintenance of the public order and for prevention or 
preventing or suppressing subversive acts, special precautions should be taken to prevent the entry 
ofunauthorized persons into the places described in the Schedule given below . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Section - 3 ( 1 ) of the Bihar 
Protected Place Act, 1979 (read with Jharkhand), the Governor of Jharkhand is pleased to declare 
the highly sensitive places under Hindustan Petroleum Corporation Limited, Petroleum Depot, 
Balidih , Bokaro Industrial Area , Dist.-Bokaro having 67. 07 Acres area to be protected places for 
purposes of the said Act. 


By Order of Governor of Jharkhand , 


ern 


Avinash Chandra Thakur, 
Under Secretary to the Government. 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 616 -- 50 


